रजिस्ट्री सं° डी एल०- 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - - खण्ड 3 - उप- खण्ड ( iii ) 
PART II - Section 3- -- Sub- section (iii ) 


. 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 11 ] 
No. 11 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 13 , 1999 / आपाद 22, 1921 
NEW DELHI, TUESDAY , JULY 13 , 1999 /ASADHA 22 , 1921 


. 


- 


- . 


भारत निर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1999 


आ. अ. 12 ( अ ). -- यतः भारत के राष्ट्रपति ने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 1951 का 43 की धारा 12 के अधीन , 

को भारत के राजपत्र , असाधारण , तारीख 7 जुलाई , 1999 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा गुजरात विधान सभा के 
निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे राज्यसभा के तीन सदस्यों को निर्वाचित कर दें ; 

___ यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 39 की उप -धारा 111 के उपबन्धों के अनुसरण में , 
निर्वाचन आयोग ने भारत के राजपत्र, असाधारण , तारीख 7 जुलाई , 1999 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं0 
318/ 99 / 11 ), तारीख 7 जुलाई , 1999 द्वारा : 
को नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख : 

14 जुलाई , 1999 बुधवार 
खि नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख : 

15 जुलाई , 1999 बृहस्पतिवार ; 
गो अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख : 

17 जुलाई, 1999 शनिवार ; 
नियत की थी ; और 

यतः रिटर्निग आफिसर एवम् सचिव , गुजरात . विधान सभा सचिवालय ने अपने पत्र सं0 सी 1 - 39 / 31 /8/ 37 , 
तारीख 13 जुलाई , 1999 द्वारा आयोग को यह सूचित किया है कि राज्य सरकार ने अपनी तारीख 12 जुलाई , 1999 
की अधिसूचना द्वारा 14 जुलाई , 1999 का परक्राम्य लिखत अधिनियम 188 की धारा 25 की शर्तों के अधीन 
सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है ; 


2104 6 / 99 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(ii ) ] 


अतः अब आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 39 की उप - धारा 11 , साधारण खण्ड 
अधिनियम 1897 11897 का 100 की धारा 21 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा उसे प्रदत्त 
शक्तियों और इस निमित उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा यह निदेश देता है 
कि 7 जुलाई , 1999 की उसकी उपर्युक्त अधिसूचना को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाएगा : 


उक्त अधिसूचना के खण्ड अ के उप - खण्डों का 
का नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः 
खो नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख : 
गो अभ्यर्थितायें वापस लेने की अन्तिम तारीख : 
रखे जायेंगे । 


ख और ग के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड : 

15 जुलाई , 1999 बृहस्पतिवार ; 
16 जुलाई , 1999 शुक्रवार ; 
19 जुलाई , 1999 सोमवार : 


[ सं. 318/ 99 ( 1 ) ] 

आदेश से, 
शरन पाल सिंह, सषिष 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th July, 1999 


O . N. 12 ( E ). - - Whereas, the President of India has by notification under 
section 12 of the Representation of the People Act , 1951 ( 43 of 1951 ) 
published in the Gazette of India Extraordinary dated 7th July, 1999 called 
upon the elected members of the Gujarat Legislative Assembly to elect threc 
members to the Council of States ; 

Whereas, in pursuance of the provisions of sub section ( 1 ) of section 
39 of the Representation of the People Act, 1951 , the Election Commission 
vide its notification No . 318/ 99 ( 1 ) dated 7th July, 1999 published in the 
Gazette of India Extraordinary dated 7th July , 1999 had appointed - 
(a ) the 14th July , 1999 (Wednesday ), as the last date for making nominations , 
( b ) the15th July. 1999 ( Thursday , t the date for the scrutiny ofromitions%; 


[ T II - Uus 3 ( iii) ] 


. भारत का राजपत्र : असाधारण 


(c ) the 17th July , 1999 (Saturday ), as the last date for the withdrawal of 
candidatures , and 

Whereas the Returning Officer and Socretary , Gujarat Legislature 
Secretariat has reported to the Commission vide his letter No . C1-39 
(31)/8 /37 dated 134 July , 1999 that the State Government vide its 
notification dated 12th July , 1999 declared 14th July , 1999 as public holiday 
in terms of section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881; 


Now therefore, the Commission , in exercise of the powers conferred 
on it by Article 324 of the Constitution of India , read with sub section ( 1 ) of 
section 39 of the Representation of the People Act 1951, section 21 of the 


General Clauses Act , 1897 ( 10 of 1897 ) and all other powers enabling it in 
this behalf hereby directs that its aforesaid notification dated 7th July , 1999 , 
shall be amended as follows: - 

For sub clauses (a ), (b ) and (c ) of clause ( A ) of the said notification , 
the following 


clauses shall be substituted : 


" (a ) the 15 " July, 1999 ( Thursday ), as the last date for making nominations; 
(b ) the 16th July , 1999 (Friday), as the date for the scrutiny of nominations; 
(c) the 19th July , 1999 (Monday ), as the last date for the withdrawal of 


candidatures " 


[No. 318 /99 ( 1 )] 

By order, 
SHARAN PAL SINGH , Secy, 


Printod by the Manager , Govt . of India Prots, Ring Road Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Dohi- 110054 . 


